निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 573) 


25 वैशाख 1937 ( शO ) 
पटना, शुक्रवार , 15 मई 2015 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

9 मई 2015 
सं0 18 / विविध - 09 / 2008 - 772 ( 18 ) / स्वाo _ भारत सरकार के नैदानिक स्थापन ( रजिस्टीकरण एवं 
विनियमन ) अधिनियम 2010 को स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0 - 926 (18) दिनांक 16.08. 2011 द्वारा यथावत अंगीकृत 
किया गया है एवं बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन ) नियमावली 2013 को विभागीय अधिसूचना 
संख्या - 1845 (18) दिनांक 28.11.2013 द्वारा बिहार राज्य में लागू किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं0 - 2136 (18 ) 
दिनांक 30. 12.2013 द्वारा नैदानिक स्थापन राज्य परिषद एवं जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का गठन किया गया है । 

इस अधिनियम एवं नियमावली के कार्यान्वयन हेतु उक्त क्रम में अधिनियम की धारा - 10 (1)(c ) के तहत जिला 
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का पूर्णरूपेण गठन हेतु 12 जिलों में निम्नांकित रूप से किया जाता है: 

नैदानिक स्थापन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार: 
जिलों का नाम : 
जिला का नाम पदाधिकारी / सदस्य 

पदनाम 
| (1) रोहतास ( 1) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
(ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
(iii) डा० सुरेन्द्र सिंह, - बी०एच०एम०एस० , 

मनोनीत सदस्य 
ग्राम + पो0 - करगहर, जिला - रोहतास । 


( iv) डा० कन्हैया सिंह - बी०एच०एम०एस० 
ग्राम + पो0 + थाना - करगहर, जिला - रोहतास । 


मनोनीत सदस्य 


( v) डॉ० जितेन्द्र नाथ मॉर्य - डी०एच०एम०एस० | मनोनीत सदस्य 
ग्राम + पो0 - मलियाबाग , थाना - दावथ, 
जिला - रोहतास । 
(i ) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
( ii ) सिविल सर्जन संयोजक 

संयोजक 


( 2) कैमूर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 मई 2015 
(iii) डॉ रविन्द्र नाथ सिंह, एम०एस० ( आई ) 

मनोनीत सदस्य 
भभूआ रोड, मोहनियॉ, कैमूर | 
(iv ) डा0 सचिदानंद सिंह, एम0बी0बी0एस0 

टाफ सचिदानंद सिंह एमबीबीएस | मनोनीत सदस्य 
वार्ड नं0 - 4 भभुआ, जिला - कैमूर 
( v ) डा0 सतीश कु0 सिंह, बी०ए०एम०एस०, 

| मनोनीत सदस्य 
सी0सी0वाई0डी0 ( बी०एच०यू० ) 
वार्ड नं0 – 3, भभुआ, जिला - कैमूर 
(i) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
( ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 


( 3) बक्स 


र 


( 4 ) खगड़िया 


(5 ) मुंगेर 


( iii ) डा0 सत्यनारायण सिंह, बी०ए०एम०एस० | मनोनीत सदस्य 
| ग्राम + पो0 - चुरामनपुर, जिला - बक्सर । 
(iv ) डा0 शशि कुमार सिंह, एम0डी0सी0एच | मनोनीत सदस्य 
ग्राम + पो0 - धोबीघाट , जिला - बक्सर । 
( v ) डा0 श्याम बिहारी मिश्र - आयुर्वेदाचार्य मनोनीत सदस्य 
ग्राम + पो0 - धोबीघाट , जिला - बक्सर । 
(i) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
(ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
(iii ) डा0 मीरा सिंह , 

मनोनीत सदस्य 
उपाधीक्षक , सदर अस्पताल, खगड़िया । 
( iv ) डा0 योगेन्द्र सिंह प्रयासी, 
चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल , 

मनोनीत सदस्य 
खगड़िया । 
( v) डा0 रीना कुमारी रूबी 

मनोनीत सदस्य 
आयुष, चिकित्सा आवास बोर्ड कॉलोनी 
खगड़िया । 
(i) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
( ii ) सिविल सर्जन 

संयोजक 
(iii) डा0 अरविन्द कु0 सिंह, एम0बी0बी0एस0 मनोनीत सदस्य 
फाइलेरिया पदाधिकारी, मुंगेर | 
(iv ) डा0 हिमकर, एम0बी0बी0एस0 

मनोनीत सदस्य 
प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई माधोपुर , मुंगेर । 
( v) डा0 श्रीमती निर्मला गुप्ता, एम0बी0बी0एस | मनोनीत सदस्य 
चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, मुंगेर । 
(i) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
( ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
( iii) सर्विलेंस मेडिकल अफसर 

मनोनीत सदस्य 
| एन०पी०एस०पी0, डब्लू0एच0ओ0 नालंदा । 
(iv) सोशल मोबिलाईजेशन, को - र्डिनेटर मनोनीत सदस्य 
यूनिसेफ नालन्दा । 
( v ) डा0 राजेन्द्र चौधरी, 

मनोनीत सदस्य 
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा । 
(i) जिला पदाधिकारी 

| अध्यक्ष 
| ( ii ) सिविल सर्जन 

संयोजक 
( iii) डा0 नवल किशोर प्रसाद 

मनोनीत सदस्य 
प्रतिरक्षण पदाधिकारी, कटिहार | 


| (6 ) नालदा 


(7) कटिहार 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 मई 2015 


| ( 8 ) लखीसराय 


( 9) बाँका 


( 10 ) भागलपुर 


( iv ) डा0 विजय कुमार गोपालक 

मनोनीत सदस्य 
जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी , कटिहार । 
( v ) श्री राम जनम पासवान 

| मनोनीत सदस्य 
वरीय उप समाहर्ता, कटिहार । 
(i) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
(ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
( iii) डा0 नरेन्द्र भूषण, 

मनोनीत सदस्य 
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय । 
(iv) डा0 अशोक कु0 भारती , 

मनोनीत सदस्य 
प्रभारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी , 
लखीसराय । 
| (v ) मो0 खालीद हुसैन , 

मनोनीत सदस्य 
जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य 
समिति लखीसराय । 
( i)जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
(ii ) सिविल सर्जन 

| संयोजक 
(iii) डा0 रूबी हेमब्रम , 

मनोनीत सदस्य 
आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल , 
बाँका । 
(iv ) श्री अजय कु0 चौहन , 

मनोनीत सदस्य 
अचिकित्सा सहायक कुष्ठ नियंत्रण ईकाई, 
बाँका । 
( v) श्री अमल किशोर पासवान 

मनोनीत सदस्य 
समन्वयक , नेहरू युवा केन्द्र बाँका । 
(i) जिला पदाधिकारी 

| अध्यक्ष 
(ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
(iii) डा0 विजय कु0 शर्मा, 

मनोनीत सदस्य 
जिला देशी चिकित्सा पदाधिकरी, भागलपुर । 
(iv) डा0 मनोज कु0 चौधरी, 

मनोनीत सदस्य 
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, भागलपुर । 
( v ) डा0 असीम कु0 दास , 

मनोनीत सदस्य 
चिकित्सा पदाधिकारी , सदर अस्पताल , 
भागलपुर । 
(i) जिला पदाधिकारी 

| अध्यक्ष 
(ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
( iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मनोनीत सदस्य 
जहानाबाद । 
(iv ) सचिव , 

मनोनीत सदस्य 
भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जहानाबाद । 
( v ) डा0 संजय गुप्ता 

मनोनीत सदस्य 
चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल , 
जहानाबाद । 
(i)जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
(ii) सिविल सर्जन 

संयोजक 
(iii) डा0 सी0के0सिंह , 

मनोनीत सदस्य 
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , मधुबनी । 
(iv ) डा0 गिरीश पाण्डे, 

मनोनीत सदस्य 
चिकित्सा पदाधिकारी / सचिव , रेडक्रॉस, 
मधुबनी । 


(11 ) जहानाबाद 


( 12) मधुबनी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 मई 2015 
( v) श्री दया शंकर निधि , जिला कार्यक्रम मनोनीत सदस्य 
प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य 
समिति , मधुबनी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 573-571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


